पंजीयन क्रमांक 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग /09/2013-2015. 


नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 


30-05-2001.” 
छत्तीसगढ़ राजपत्र 
(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 
क्रमांक 256 ] रायपुर, गुरूवार, दिनांक 8 जून 2023 — ज्येष्ठ 18, शक 1945 


उच्च शिक्षा विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 2 जून 2023 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 1-24 / 2021 / 38-1.--- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को 
प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा, राजपत्रित) भर्ती 
नियम, 2019 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्‌:- 


संशोधन 
उक्त नियमों में,-- 


1. अनुसूची--एक के सरल कमांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित 
सरल कमांक प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्‌ः- 


(1) 2). ; (3) (4) ia (5) 


ie प्राध्यापक, उच्च शिक्षा 595 प्रथम श्रेणी 


37400--6700+ ए.जी.पी. 


10,0007 


2. अनुसूची--एक के सरल कमांक 5 के कॉलम (2) में, शब्द “पदोन्‍नत प्राध्यापक” के स्थान पर, 
शब्द ”पदोन्‍नत प्राध्यापक एवं उप संचालक” प्रतिस्थापित किया जाये | 


3 अनुसूची-दो के सरल wae 3 के कॉलम (3) में, अंक '487+6” के स्थान पर, अंक 


“223+6” प्रतिस्थापित किया जाये | 


4. अनुसूची-दो के सरल कमांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित 
सरल कमांक प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्‌ः- 


(1) (2) (3) | (4) | (6) (6) (7) | 
मं प्राध्यापक, 595 100% _ a न तक 
उच्च शिक्षा | 


511 


512 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 जून 2023 


अनुसूची--दो के सरल कमांक 5 के कॉलम (2) में, शब्द “पदोन्‍नत प्राध्यापक” के स्थान पर, 
शब्द "Tela प्राध्यापक एवं उप संचालक” प्रतिस्थापित किया जाये | 


अनुसूची-तीन के सरल कमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित 
सरल कमांक प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्‌:- 


प्राध्यापक, 
(क) (एक) संबंधित या संबद्ध /सुसंगत विषय में 


पीएचडी की उपाधि के साथ 
प्रतिष्ठित विद्वान हो और उच्च 
गुणवत्ता वाला प्रकाशन कार्य किया 
हो, प्रकाशित कार्य के साक्ष्य के साथ 


उच्च 
शिक्षा 


अनुसंधान में सकिय रूप से जुड़ा हो, 
साथ ही प्रकाशन कार्य के साक्ष्य 
सहित पुस्तकों के रूप में 
और / अथवा समकक्ष व्यक्ति समीक्षित 
अनुसंधान / नीतिगत पत्रों अथवा 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
सूचीबद्ध जर्नलों में कम से कम दस 
प्रकाशन किए हों एवं विभाग द्वारा 
राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना 
दिनांक 06 सितम्बर, 2021 के 


अनुसार कम से कम 120 अनुसंधान 
अंक प्राप्त किए हों | 


(दो) विश्वविद्यालय / महाविद्यालय. में 
सहायक प्राध्यापक / सह 


प्राध्यापक / प्राध्यापक के रूप में 
न्यूनतम 10 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव 
और / अथवा विश्वविद्यालय /राष्ट्रीय 
स्तर की संस्थाओं में समतुल्य स्तर 
पर शोध अनुभव के साथ सफल रूप 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 जून 2023 512 (1) 


से डॉक्टरेट के अभ्यर्थियों का 


मार्गदर्शन करने का साक्ष्य हो। 


अथवा 


(ख) उत्कृष्ठ पेशेवर, जिसे किसी भी शिक्षण 
संस्थान (जो उपर्युक्त (क) में शामिल नहीं 
किये गये हों) / उद्योग से 
संगत /संबद्ध / अनुप्रयुक्त विधाओं में पी. 
vas. की उपाधि प्राप्त हो तथा जिन्होंने 
संबंधित / संबद्ध / सुसंगत विधा के ज्ञान में 
महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, जो दस्तावेजी 
साक्ष्य द्वारा समर्थित हो, परन्तु उसे दस 
वर्ष का अनुभव हो |” 


7. अनुसूची-तीन के सरल कमांक 2 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाये | 


8. अनुसूची-तीन की टिप्पणीं के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पणी प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्‌ः- 
“टिप्पणी:- 


(1) सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के पश्चात्‌ “अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष” के 
संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क. एफ 3-2/2002/1-3, रायपुर दिनांक 
16.09.2008 के fides, प्राध्यापकों के पद पर सीधी भर्ती के लिए लागू नहीं होंगे। 


(2) प्राध्यापकों के पद पर सीधी भर्ती के लिए, इन नियमों में विनिर्दिष्ट आयु में विभिन्‍न प्रकार 
की Gel का लाभ लेने के पश्चात्‌, उच्चतर आयु सीमा 61 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 


(3) ऐसे अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी हैं के लिए, उच्चतर आयु सीमा, 
शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय 
होगी ।” 


9. अनुसूची-चार के सरल कमांक 2 के कॉलम (4) के परन्तुक के पश्चात्‌, निम्नलिखित परन्तुक 
जोड़ा जाये, अर्थात्‌:- 


512 (2) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 जून 2023 


“परंतु यह fe पदोन्‍नति के प्रयोजन से अनुसूची-- एक के सरल कमांक 5 के 
कॉलम (5) में उल्लिखित वेतनमान, पदोन्‍नत प्राध्यापकों, जो इन नियमों के 
प्रवृत्त होने के पूर्व से कार्यरत है, के लिए शिथिलनीय er" 


10. अनुसूची-चार के सरल eae 3 के कॉलम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित वाक्यांश 
प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्‌:ः- 
“उन सह-प्राध्यापक को 37,400-67,000+ए.जी.पी. 10,000 के वेतनमान वाले प्राध्यापक के 
पद पर पदोन्‍नति की पात्रता होगी, जिन्होंने :- 

(क) सह-प्राध्यापक के रूप में वेतनमान 37,400--67,000+ए.जी.पी. 9,000 में कम से कम 
तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। 

(ख) समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सूचीबद्ध जर्नलों 
में कम से कम 10 शोध प्रकाशन किए हों, जिनमें से तीन शोध पत्र, मूल्यांकन 
अवधि के दौरान प्रकाशित हुए हों। 

(ग) विभाग द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 06 सितम्बर, 2021 के 
अनुसार कम से कम 110 अनुसंधान अंक प्राप्त किए हों। 

(घ) विगत पांच वर्षों का कार्य निष्पादन आधारित मूल्यांकन रिपोर्ट बहुत अच्छा हो |” 


11. अनुसूची-चार के सरल कमांक 4 के कॉलम (4) की प्रविष्टि (ग) एवं (घ) के स्थान पर, 
निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्‌ः- 

“(ग) समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सूचीबद्ध जर्नलों में कम 
से कम 10 शोध प्रकाशन किए हों, जिनमें से तीन शोध पत्र मूल्यांकन अवधि के दौरान 
प्रकाशित हुए हों तथा विभाग द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 06 सितम्बर, 
2021 के अनुसार कम से कम 70 अनुसंधान अंक प्राप्त किए हों। 

(घ) विगत पांच वर्षों का कार्य निष्पादन आधारित मूल्यांकन रिपोर्ट बहुत अच्छा हो ।” 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
भुवनेश यादव, सचिव. 


Atal Nagar, the 2nd June 2023 
NOTIFICATION 


No. 7 1-24/2021/38-1.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the 
Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the 
Chhattisgarh Educational Service (Collegiate Branch, Gazetted) Recruitment Rules, 2019, namely:- 

AMENDMENT 
In Schedule of the said rules,- 


1. For serial number 4 of Schedule-I and entries relating thereto, the following 


serial number shall be substituted, namely:- 


[७ Protesar FignerEausatar [उठ cma paracacaraosaar Ta000 | (2) a | |& 65) 
“4. | Professor, Higher Education 595 | Class-lI 37400-6700+AGP 10000” 


Zs In column (2) of serial number 5 of Schedule-I, for the words ‘**Promoted 
Professor”, the words “Promoted Professor and Deputy Director” shall be 
substituted. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 जून 2023 512 (3) 


3. In column (3) of serial number 3 of Schedule-II, for the figures “*187+6”, the 


figures “*223+6” shall be substituted. 


4. For serial number 4 of Schedule-II and entries relating thereto, the following 


serial number shall be substituted, namely:- 


(1) (2) है (3) (4) हर ial (5) (6) जि 
“4. | Professor, 595 100% | ४ =~ | _ 
Higher 
Education 


5. In column (2) of serial number 5 of Schedule-II, for the words “‘Promoted 
Professors”, the words “Promoted Professor and Deputy Director” shall be 
substituted. 

6. For serial number 1 of Schedule-III and entries relating thereto, the following 

serial number shall be substituted, namely:- 


(1) (2) (3) (4) (5) 


Professor, 31 56 (A) (i) An eminent scholar with Ph.D. degree in the 
Higher years | years subject concerned or in an allied/relevant 
Education subject and published work of high quality, 


actively engaged in research with evidence 


of published work, with a minimum of 10 


publications as books and/or 


research/policy papers in the peer-reviewed 
or University Grant Commission (UGC) 
listed journals and has obtained a minimum 
of 120 Research Score as per notification 
dated 6' September, 2021 of — the 
Department, published in Official Gazette. 
(1) A minimum of 10 years of teaching 
experience in  University/ College as 


Assistant Professor/Associate Professor/ 


Professor, and/or research experience at 


equivalent level at the University/National 


Level Institutions with evidence of having 
successfully guided doctoral candidate. 
Or 
(B) An outstanding professional, having a Ph.D. 
degree in the relevant/allied/applied 
| disciplines, from any academic institutions 


(not included in (A) above)/industry, who has 


made significant contribution to the 


knowledge in the concerned/allied/relevant 


discipline, supported by documentary evidence 


provided he/she has ten years experience.” 


512 (4) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 जून 2023 


7. Serial number 2 of Schedule-III and entries relating thereto shall be omitted. 


8. For Annotation of Schedule-III, the following Annotation shall be substituted, 


namely:- 


“Annotation:- (1) The restrictions of circular of the of the General 
Administration Department No. F 3-2/2002/1-3, Raipur, dated 16-09-2008 
regarding the “Maximum age limit 45 years” including all types of 
relaxation shall not be applicable for the direct recruitment to the post of 
Professors. 

(2) For direct recruitment to the post of Professor, after availing of various 
age relaxations specified in the Rules, the upper age limit shall not exceed 
61 years. 

(3) The upper age limit shall be relaxable for the candidates who are local 
residents of State of Chhattisgarh, as per instructions issued by the General 


Administration Department of the Government, from time to time.” 


9. After the protasis of column (4) of serial number 2 of Schedule-IV, the 
following proviso shall be added, namely:- 
“Provided that, for the purpose of promotion, the scale of pay 
mentioned in column (5) of serial number 5 of Schedule-I shall be 
relaxable for the promoted Professors who were working prior to the 


coming into force of these Rules.” 


10. For column (4) of serial number 3 of Schedule-IV, the following protasis 
shall be substituted, namely:- 
"Those Associate professors shall be eligible for promotion to the post 
of professors with 37,400 -67,000 + A.G.P. 10,000 pay scale who- 
(a) Have completed at least three years of service as associate 


professors with 37,400 - 67,000 + A.G.P. 9,000 pay scale. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 जून 2023 512 (5) 


(0) Have a minimum of 10 research publications in peer-reviewed or 
UGC-listed journals out of which three research papers shall be 
published during the assessment period. 

(c) Have a minimum of 110 Research Score as per notification dated 
6" September, 2021 of the Department, published in Official 
Gazette. 

(d) Have Very Good performance based appraisal report for the past 
five years." 

11. 707 entry (c) and (d) of column (4) of serial number 4 of Schedule-IV, the 


following entry shall be substituted, namely:- 


"(c) Have a minimum of 7 research publications in peer-reviewed or 
UGC - listed journals out of which three research papers shall be 
published during the assessment period and a minimum of 70 
Research Score as per notification, dated 60 September, 2021 of the 
Department, published in Official Gazette. 

(d) Have Very Good performance based appraisal report for the past 


five years." 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, 
BHUVNESH YADAV, Secretary. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2023. 


